रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D.L. - 33004 / 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 17072020-220565 

CG - DIL - E - 17072020-220565 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2088 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 16 , 2020 / आषाढ़ 25 , 1942 
NEW DELHI , THURSDAY , JULY 16 , 2020 / ASADHA 25 , 1942 


No. 2088 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 16 जुलाई , 2020 
का . आ . 2371 ( अ ) - केंद्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 907 ( अ ) तारीख 27 फरवरी , 2020 , जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखपट्नम 
जिले में राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 16 के 674.000 कि.मी. से 809.735 ( तुनि - अनकापल्ली सेक्शन ) तक के भूखंड के 
निर्माण ( चौडा करने / चार लेन का बनाने , आदि ) अनुरक्षण , प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 05 मार्च , 
2020 को " हंस इंडिया " ( अंग्रेजी ) और " आंध्र ज्योति " ( तेलुगु ) दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 
और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है 

% B 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 


3168GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


उघ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 
आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के 674.000 कि.मी. से 809.735 कि.मी . ( तुनि - 
अनकापल्लीसेक्शन ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण : 


राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश 


जिले का नाम : विशाखापटनम 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति 
संख्या 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 
क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : नक्कापल्ली 


गांव का नाम : कागिता 


1 


121 / 1A1 


निजी 


गोवत ड्राई 


0.0364 


श्री येलमन्चिली राघव पिता वेन्कट रत्नं 
( 121 / 1A1B ) 


2 


121 / 1B1 


निजी 


गोवत ड्राई 


0.0201 


श्री कोसूरि रंग राजु 
( 121 / 1B1B ) 


मगन्ति वेन्कट अप्पा राव पिता पित्तय्य 


3 


124 / 1 


निजी 


इनाम ड्राई 


0.1538 


( 124 / 1B ) 


4 


124/2 


निजी 


इनाम ड्राई 


0.0162 


देववरपु राम राव पिता बुल्लिअब्बै , 
देववरपु कृष्ण पिता बुल्लिअब्बै , 
देववरपु सुर्यनरयन पिता बुल्लिअब्बै 
( 124 / 2A ) 


5 


124 / 4 


निजी 


इनाम ड्राई 


0.0728 


श्री अदाप वीर्रजु पिता सोमराजु , 
देववरपु राम लक्ष्मि पिता सोमराजु 
( 124 / 4A ) 


दोद्दि वेन्कट सत्यनारायण , कटकं 


6 


124 / 5A 


निजी 


इनाम ड्राई 


0.1538 


लक्ष्मन राव 


( 124 / 5A1 ) 


7 


124 / 6A 


निजी 


गोवत ड्राई 


0.0567 


पोथंसेत्ति ताता राव पिता वेन्कट 
स्वामि , गुन्दं राम प्रसाद पिता श्री राम 
मूर्थि , पोलिसेत्ति दनाय्य नैदु पिता 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


स्वामि नैदु 
( 124 / 6A1 ) 


18 


124 / 7A 


निजी 


इनाम ड्राई 


0.0162 


देववरपु राम राव पिता बुल्लिअब्बै , 
देववरपु कृष्ण पिता बुल्लिअब्बै , 
देववरपु सुर्यनरयन पिता बुल्लिअब्बै , 
सुनकर सूर्य रुद्र सरस्वथि , देववरपु 
गोविन्दु 
( 124 / 7A1 ) 


9 


125 / 1A1 


निजी 


गोवत ड्राई 


0.0324 


श्री पोतंसेति मणि बबु पिता देसैः , श्री 
पोतंसेत्ति एदुकोन्दलु पिता देसैः 
( 125 / 1A1A ) 


10 


| 125 / 1C1 


निजी 


गोवत ड्राई 


0.0051 


श्री पोतंसेत्ति मणि बाबु पिता देसैः , श्री 
पोतंसेत्ति एदुकोण्डलु पिता देसैः 
( 125 / 1C1A ) 


11 


125 / 1C1 


निजी 


गोवत ड्राई 


0.0101 


श्री पोतंसेति मणि बाबु पिता देसैः , श्री 
पोतंसेत्ति एदुकोण्डलु पिता देसैः 
( 125 / 1C1B ) 
श्री पोतंसेत्ति रामुलु पिता तता गुर्राय्य 
( 126 / 1A1 ) 


12 


126 / 1A 


निजी 


गोवत ड्राई 


0.002 


गांव का नाम : वेमपाडु 


13 


102 / 1B2 


निजी 


Govt . ड्राई 


0.1093 


श्रीमति जालुरी माधवि पति राम कृष्ण 
( 102 / 1B2B ) 
श्रीमति जालुरी मधवि पत्नी राम कृष्ण 
( 102 / 6A ) 


14 


102/6 


निजी 


गोवत ड्राई 


0.0182 


15 


102/8 


निजी 


इनाम ड्राई 


0.002 


श्री मुल्लेति देमुल्लु पिता सन्यसि राव , 
श्री मोल्लेति सिनि पिता सन्यसि राव , 
श्री मोल्लेति रामु पिता सन्यसि राव , 
श्री पारिपल्ली बुल्लब्बि पिता ततब्बै 
( 102 / 8A ) 


कुल 


0.7051 


[ फा.सं. NHAI / 11013 / LA - 3a / PIU - Vizag / 2010 / 3D ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


Notification 


New Delhi the 16th July , 2020 
S.O. 2371 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways number S. O. No.907 ( E ) , dated 27th February , 2020 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its 
intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management and operation of NH16 on the stretch of land from Km . 
674.000 to Km 809.735 ( Tuni - Anakapalli Section ) in the district of VISAKHAPATANAM in the state of 
ANDHRA PRADESH . 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Andhra Jyothi ( Tlugu ) " and 
" Hans India ( English ) ” both dated 5th March , 2020 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas the competent Authority has not received objections filed under Section - 3C ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the 
land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule 
shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km . 674.000 to Km . 809.735 ( Tuni - Anakapalli Section ) of NH - 16 , in the district of VISAKHAPATANAM in 

the state of ANDHRA PRADESH 


State : ANDHRA PRADESH 


District : VISAKHAPATANAM 


Type of Land 


Sr. 
NO . 


Survey 
Number 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 

Part Survey No. 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : nakkapalli 


Viilage : Kagitha 


1 


121 / 1A1 


Private 


Govt Dry 


0.0364 


Sri Yelamanchili Raghava S / o . 
Venkata Ratnam 
121 / 1A1B 


2 


121 / 1B1 


Private 


Govt Dry 


0.0201 


Sri Kosuri Ranga Raju 
121 / 1BIB 


3 


124 / 1 


Private 


Inam Dry 


0.1538 


Maganti Vankata Appa Rao S / o . 
Pittayya 
124 / 1B 


4 


124/2 


Private 


Inam dry 


0.0162 


Devavarapu Rama Rao Slo . 
Bulliabbai , Devavarapu Krishna S / o . 
Bulliabbai , Devavarapu 
Suryanarayana S / o . Bulliabbai 
124 / 2A 


5 


124 / 4 


Private 


Inam dry 


0.0728 


Sri Adapa Veerraju S / o . Somaraju , 
Devavarapu Ramalaxmi D / o . 
Somaraju 


[ HTT II — VE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


124 / 4A 


6 


124 / 5A 


Private 


Inam Dry 


0.1538 


Doddi Venkata Satyanarayana , 
Katakam Laxmana Rao 
124 / 5A1 


7 


124 / 6A 


Private 


Govt Dry 


0.0567 


Pothamsetti Tata Rao S / o . Venkata 
Swamy , Gundam Ram Prasad S / o . 
Sriramurthy , Polisetty Danayya 
Naidu S / o . Veera Swamy Naidu 
124 / 6A1 


8 


124 / 7A 


Private 


Inam Dry 


0.0162 


Devavarapu Rama Rao Slo . 
Bulliabbai , Devavarapu Krishna Slo . 
Bulliabbai , Devavarapu 
Suryanarayana S / o . Bulliabbai , 
Sunkara Surya Rudra Saraswathi , 
devavarapu Govindu 
124 / 7A1 


9 


125 / 1A1 


Private 


Govt Dry 


0.0324 


Sri Potamsetti Mani Babu S / o . 
Desaiah , Sri Potamsetti Edukondalu 
S / o . Desaiah 
125 / 1A1A 


10 


125 / 1C1 


Private 


Govt Dry 


0.0051 


Sri Potamsetti Mani Babu S / o . 
Desaiah , Sri Potamsetti Edukondalu 
S / o . Desaiah 
125 / 1C1A 


11 


125 / 1C1 


Private 


Govt Dry 


0.0101 


Sri . Potamsetti Mani Banu S / o . 
Desaiah , Sri . Potamsetti Edukondalu 
S / o . Desaiah 
125 / 1C1B 


12 


126 / 1A 


Private 


Govt Dry 


0.002 


Sri . Potamsetti Ramulu S / . Thata 
Gurrayya 
126 / 1A1 


Viilage : Vempadu 


13 


102 / 1B2 


Private 


Govt . Dry 


0.1093 


Smt . Jaaluri Madhavi W / o.Rama 
Krishna 
102 / 1B2B 


14 


102/6 


Private 


Govt Dry 


0.0182 


Smt . Jaaluri Madhavi W / o . Rama 
Krishna 
102 / 6A 


15 


102/8 


Private 


Inam Dry 


0.002 


Sri Mulleti Demullu Slo.Sanyasi 
Rao , Sri . Molleti Srini S / o . Sanyasi 
Rao , Sri . Molleti Ramu S / o . Sanyasi 
Rao , Sri . Paripalli Bullabbai S / o . 
Tatabbai 
102 / 8A 


TOTAL 


0.7051 


[ F.No. NHAI / 11013 / LA - 3a / PIU - Vizag / 2010 / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


ploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Dili la som har stor 


